IIv 


10 


-- - - - 


080 


- 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L - 33004/ 99 


सत्यमरणया 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


47 + Em 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PARTIL - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई , 2010 / आषाढ़ 14 , 1932 
NEW DELHI , MONDAY , JULY 5, 2010/ ASADHA14, 1932 


सं . 1352 ] 
No. 1352 ] 


- 


- 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जून, 2010 
का. आ. 1590 (अ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 736 ( अ) तारीख 30 मार्च, 
2010, जो भारत के राजपत्र तारीख 03 अप्रैल, 2010 , में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में सलाया तक 
वाया विरमगाम क्रूड ऑयल स्थानान्तरण के लिए बाड़मेर - सलाया पाइपलाइन के माध्यम से केयर्न 
इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी । 

___ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15 अप्रैल,, 2010 को उपलब्ध 
करा दी गई थी । 


__ और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (१) के अधीन केन्द्रीय 
सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो जाने पर 
कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
का विनिश्चय किया है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 
2558 G / 2010 - - Su 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — SEC . 3(ü )] 
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन 
की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केयर्न 
इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


कम. 


अनुसूची 
तहसील : बाड़मेर जिला : बाड़मेर 

राज्य : राजस्थान 

क्षेत्रफल 
गाँव का नाम 

खसरा सं . 

। हेक्टेयर । एयर | वर्ग मीटर 
2 
1 आलाणियों की ढाणी 

812 

00 55 
2 नथाणियोःकावास 

675/620 

637/ 627 
3 डूडीयोःकीटाणी 

1420 / 3 
4 लूखोकातला 

983 

456 
5 सांजटा 

399 
399 / 1 
1014/ 328 

0009 
6 पोलाणियो.कीटाणी 

602/ 537 

0009 
567/ 494 

00 24 28 
572/ 494 

0009 
587/ 525 

000830 
519 

00 51 12 
[ फा . सं. ओ- 12016/17/2007 - ओ. एन. जी. -III ] 

__ ओ. पी. बनवरी , अवर सचिव 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 2010 
S. 0 . 1590 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of Indiain the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number 9 . 0 . 736 (E ) dated the 30th March , 2010 , issued under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of 
India dated the 03rd April, 2010 , the Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for evacuation of Crude Oil from Barmer in the State of Rajasthan to Salaya in the State of 
Gujarat via Viramgam through Barmer - Salaya Pipeline via Viramgam by Cairn India Limited and 
Oil & Natural Gas Corporation Limited ; 


88888888888888 


And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 
the 15th April, 2010 ; 


And whereas the Competent Authority has under sub -section (1 ) of section 6 of the said 
Act submitted his report to the Central Government; 


And whereas the Central Government, after considering the said report and on being 
satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user 
therein; 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


MARA 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the 
Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 of the said 
Act , the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the 
pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this 
declaration , in Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited , free from all 
encumbrances . 

SCHEDULE 
| Tehsil : BARMER 

District : BARMER 

State : RAJASTHAN 

Area 
Name of the Village 

Khasra No. 

Hectare Are Sq.mtr . 


No . 


S 


55 


7 


21 


07 


09 


22 


27 


09 


UO 


519 


1 ALANIYON KIDHANI 

812 
2 NATHANIYONKAWAS 

675/ 620 

637 / 627 
3 DUDIYOKIDHANI 

1420 / 3 
4 LUKHOKATALA 

983 

456 
5 SANJTA 

399 
399 / 1 

1014/ 328 
6 POLANIYOKIDHANI 

602 /537 
567/ 494 

00 24 
572/ 494 
587/ 525 

0008 
00 51 12 
[ F. No . 0-12016/17/2007-ONG- m ] 

O. P. BANWARI, Under Secy. 
अधिसूचना 

_ नई दिल्ली, 30 जून , 2010 
का. आ . 1591 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 737 ( अ) तारीख 30 मार्च, 
2010 , जो भारत के राजपत्र तारीख 03 अप्रैल, 2010 , में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में सलाया तक 
वाया विरमगाम क्रूड ऑयल स्थानान्तरण के लिए बाड़मेर - सलाया पाइपलाइन के माध्यम से केयर्न 
इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16 अप्रैल , 2010 को उपलब्ध 
करा दी गई थी । 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II--- SEC . 3( i)] 
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय 
सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात , यह समाधान हो जाने पर 
कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
का विनिश्चय किया है । 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

__ और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन 
की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केयर्न 
इंडिया लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


| तहसील : गुडामालानी 
क्रम. 

गाँव का नाम 

2 
सड़ेचा 
मंगले की बेरी 


अनुसूची 
जिला : बाड़मेर राज्य : राजस्थान 
खसरा सं. 

हेक्टेयर 

4 


क्षेत्रफल 
एयर 
5 


वर्ग मीटर । 

6 । 


| 


157 


00 


200 


01 


11 


8414 
84/ 3 

87 
102 


00 


99 


00 


रावलीनाडी 


62 


00 


64 


00 


000 


नया नगर 


08 


36 


06 


कांधी की ढाणी 


99 


55 


477/ 3/ 2 

431 
505 / 861 
505/ 869 

1568 
1579/ 2 
1557 
1558 
1579 . 
1581 / 1 
176/ 2 . 
176/ 1 . 
176 /10 
176 / 3/ 1 


गुड़ामालानी 


21 


88 


सिंधासवा चौहान 


00 


00 


88 


जूड़ी 
अरटवाव 


502 


[ 977 - Os 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


पादरड़ी खद 


857 


089 


45 


000148 


848 
658 
660 
661 


01 
00 


20 


[ 91. 31 - 12016 /17/2007 - 377. 677. .- III ] 

ओ. पी. बनवरी , अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 2010 
S .O . 1591(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number 4 . 0 .737 (E ) dated the 30th March , 2010 , issued under sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of 
India dated the 03rd April , 2010 , the Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for evacuation of Crude Oil from Barmer in the State of Rajasthan to Salaya in the State of 
Gujarat via Viramgam through Barmer - Salaya Pipeline via Viramgam by Cairn India Limited and 
Oil & Natural Gas Corporation Limited ; 


And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 
the 16th April, 2010 ; 


And whereas the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the said 
Act submitted his report to the Central Government, 


And whereas the Central Government, after considering the said report and on being 
satisfied that the said land is required for laying this pipeline , has decided to acquire right of user 
therein ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the 
Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 of the said 
Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the 
pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this 
declaration , in Cairn India Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited , free from all 
encumbrances . 


2558 45110 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 
District : BARMER 

Khasra No. 


Tehsil : GUDAMALANI 
Sr. 
No. 1 

Name of the Village 


State : RAJASTHAN 


Area 


Hectare 


Are 


Sq.mtr . 


20 


80 


1 SADECHA 
2 MANGLE KI BERI 


157 
8414 
84 / 3 


11 
00 


87 


06 


29 


00 


01 


91 


102 
99 


00 


16 


20 


3 RAWALI NADI 


no 


12 


15 


4 NAYA NAGAR 


08 


00 


36 


65 


00 


06 


45 


: 5 KHANDHIKI DHANI 


00 


99 


60 


55 


64 
477 /3 /2 

431 
505 /861 
505 /869 

1568 
1579 / 2 
1557 
1558 
1579 
1581/1 
176 /2 
176 / 1 
176 / 10 
176 / 3/ 1 


30 


6 GUDAMALANI 


28 
21 
88 


00 


00 


87 


7 SINDHASWA CHAUHAN 


03 


13 


88 


72 


8 JUDI 
9 ARATVAV 
10 PADARDI KHURD 


10 


55 


502 
657 
689 
648 


00 


658 


0005 


06 


00 


660 
661 


00 


00 


[F . No . 0 - 12016 / 17 /2007-ONG - III] 

O . P . BANWARI, Under Secy , 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


